“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 
30-05-200i.” 


पंजीयन क्रमांक 
“ecthentg /ait / 09 /203-205.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 670 ] रायपुर, शनिवार, दिनांक 9 नवम्बर 2022 --- कार्तिक 28, शक 944 


वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 45 नवम्बर 2022 
अधिसूचना 


क्रमांक एफ 8-3 / 2044 / 40-2.--- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 4972 (4972 का सं. 53) की धारा 6 की 


उप-धारा (3) खण्ड (ग), (घ) एवं (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड 
नियम, 2022 के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 3-/200i / 40-2, दिनांक 
44 अक्टूबर, 2004 द्वारा गठित छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड में, अन्य पदेन सदस्यों को यथावत रखते हुए, अनुक्रमांक 
03, 04 तथा 05 में सदस्य के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को, इस अधिसूचना के जारी होने के तारीख से, 02 वर्ष की 
अवधि के लिये, नामांकित करती है, अर्थात:- 


I. 


राज्य विधानमण्डल के तीन सदस्य:- 

(एक) श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव, सदस्य, छत्तीसगढ़ विधानसभा, 
(दो) श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य, छत्तीसगढ़ विधानसभा, 
(तीन) डॉ. विनय जायसवाल, सदस्य, छत्तीसगढ़ विधानसभा, 


अशासकीय संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन सदस्य 

(tH) वाइल्ड लाईफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नोएडा, नई दिल्ली के प्रतिनिधि 

(दो) विश्व प्रकृति निधि, 472 बी, लोधी स्टेट, नई दिल्‍ली के प्रतिनिधि 

(तीन) नोवा नेचर वेलफेयर सोसायटी, रायपुर, छत्तीसगढ़ 

ख्यातिप्राप्त संरक्षणविदों, पारिस्थितिकीयविद एवं पर्यावरणविदों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य:- 


(एक) श्री GA. बेवर्ता, सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्यप्राणी), छत्तीसगढ़ 
दो) डॉ. एम. एल. नायक, सेवानिवृत्त प्रोफेसर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, 
(तीन) डॉ. ए.बी. श्रीवास्तव, भूतपूर्व डायरेक्टर स्कूल ऑफ वॉईल्डलाइफ, फॉरेंसिक एंड हेल्थ, जबलपुर. 


(चार) डॉ. एन.एस. मनोहरन, सेवानिवृत्त अपर संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं एवं फॉरेस्ट वेटनरी ऑफिसर, 
कोयंबदूर, तमिलनाडू, 


(पाँच) डॉ. शैलेन्द्र कुमार सिंह, सेवानिवृत्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, 
(छः) श्री के.सी.किस्कु, सेवानिवृत्त, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, 
(सात) श्री ए.बी. मिंज, सेवानिवृत्त, मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा, छत्तीसगढ़, 

(आठ) श्री हेमंत कश्यप, बस्तर, जगदलपुर, 


339 


340 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 49 नवम्बर 2022 


(नौ) श्री जी.एम.झा., सेवानिवृत्त, उप-संचालक, ट्राईबल रिसर्च इंस्टीट्यूट रायपुर, 
(दस) श्री मंसूर खान, विशेषज्ञ, वन्यप्राणी (हाथी), बिलासपुर 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
प्रेम कुमार, सचिव. 


अटल नगर, दिनांक 45 नवम्बर 2022 


क्रमांक एफ 8-3 / 2044 /40-2.-- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन एवं 


जलवायु परिवर्तन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-3 / 204 / 40-2 दिनांक 45-44-2022 का अंग्रेजी अनुवाद 
राज्यपाल के प्राधिकार से lager प्रकाशित किया जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
प्रेम कुमार, सचिव. 


Atal Nagar, the [5॥ November 2022 
NOTIFICATION 


No./ F 8-3/204/0-2.— In exercise of the powers conferred by clause (c), (d) and (e) of sub-section 


() of section 6 of the Wild Life (Protection) Act, 972 (No. 53 of 972) and in persuant to the Chhattisgarh 
State Wild Life Rules 2022 notified vide notification no. F 8-2/2020/l0-2 dated 6-09-2022, the State 
Government, hereby, nominates the following persons in serial no. 03, 04, and 05 of Chhattisgarh State Board 
for wild Life, constituted vide state government's gazette notification no. F3-!/200I/l0-2, Raipur dated !th 
October, 2004; keeping other Ex-Officio members intact, for a period of 2 years from the date of issue of this 
notification, namely:- 


l. 


Three members of the State Legislature- 

(i) Smt. Laxmi Dhru, Hon'ble Member, Chhattisgarh Legislative Assembly; 

(ii) Smt. Sangeeta Sinha, Hon'ble Member, Chhattisgarh Legislative Assembly; 

(iii) Dr. Vinay Jaiswal, Hon'ble Member, Chhattisgarh Legislative Assembly; 

Three members representing Non-Governmental Organization- 

(i) Representative of the Wild Life Trust of India, New Delhi; 

(ii) Representative of the World Nature Fund, !72 B, Lodhi Estate, New Delhi; 

(iii) Nova Nature Welfare Society Raipur Chhattisgarh; 

Members representing Eminent Conservationists, Ecologists and Environmentalists- 

(i) Shri K.C. Bewarta, Retired Principal Chief Conservator Forest (Wild life), Chhattisgarh; 
(ii) Dr. M.L. Nayak, retired Professor Pandit Ravishankar Shukla University Raipur; 
(iii) Dr.A.B. Shrivastava, Ex. Director School of Wild life, Forensic and Health Jabalpur; 


(iv) Dr.N.S. Manoharan, Retired Additional Director Veterinary Services and Forest Veterinary 
Officer, Coimbatore Tamilnadu. 


(५) Dr. Shailendra Kumar Singh, Retired Principal Chief Conservator Forest, Chhattisgarh; 
(vi) Shri K.C. Kiskoo, Retired Additional Principal Chief Conservator Forest, Chhattisgarh; 
(शा) Shri A.B. Minj, Retired Chief Conservator Forest, Chhattisgarh; 

(viii) | Shri Hemant Kashyap, Bastar, Jagdalpur; 

(ix) Shri G.M. Jha, Retired Deputy Director Tribal Research Institute Raipur; 

(x) Shri Mansoor Khan, Specialist Wild life (Elephant) Bilaspur. 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, 
PREM KUMAR, Secretary. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2022. 


